HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 28, 2022 (SRVN. 6, 944 SAKA) 655 


हरियाणा सरकार 
गृह विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 28 जुलाई, 2022 


संख्या का०्आ० 66 / ह०अ० 44/2024 / धा० 5/2022.-- हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सम्पत्ति क्षति 
वसूली अधिनियम, 2024 (202 का 44), की धारा 5 की उप-धारा (6) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा 
के राज्यपाल, इसके द्वारा, sat अधिनियम के प्रयोजनों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु हरियाणा राज्य में निम्नलिखित waa 
मूल्यांकन अभिकरणों की सूची अधिसूचित करते है, अर्थात्‌ः- 


(i) भारतीय स्टेट बैंक के पंजीकृत /सूचीबद्ध मूल्यांकन अभिकरण; 


Gi) सम्बन्धित जिलों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित अग्रणी बैंकों के पंजीकृत 
मूल्यांकन अभिकरण; 


(ii) सरकार के स्वामीत्वाधीन बीमा कम्पनियों के पंजीकृत मूल्यांकन अभिकरण। 


राजीव अरोडा, 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
गृह विभाग | 


656 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 28, 2022 (SRVN. 6, 944 SAKA) 


HARYANA GOVERNMENT 
HOME DEPARTMENT 
Notification 
The 28th July, 2022 


No. S.O. 66/H.A. /202/S. 5/2022.— In exercise of the powers conferred under sub-section (6) of section 5 
of the Haryana Recovery of Damages to Property During Disturbance of Public Order Act, 202! (I! of 202), the 
Governor of Haryana hereby notifies the following list of independent valuation agencies in the State of Haryana to 
submit the report for the purpose of the said Act, namely:- 


(i) Registered/Empanelled valuation agencies of the State Bank of India; 


(ii) Registered valuation agencies of lead bank as notified by the Reserve Bank of India, from time to time 
in respective Districts; 


(iii) Registered valuation agencies of Government owned Insurance Companies. 


RAJEEV ARORA, 
Additional Chief Secretary to Government, Haryana, 
Home Department. 


9765—L.R.—H.G_-P., Pkl. 


